रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PART II, Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 43 ] 
No. 43 ]] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2004/ फाल्गुन 14, 1925 
. NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 4, 2004/PHALGUNA 14 , 1925 


- 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 फरवरी, 2004 
फा. सं. 402 - 30/ 2001 - एफ एन ( पार्ट ).-- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित 
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के भाग ( 1 ) ( ख ) के खण्ड ( v ) द्वारा , सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए 
जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मानक स्थापित करने के बारे में , स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक 
प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है : 

वी ओ आई पी ( VOP) आधारित , 
अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के निमित्त , 
सेवा - गुणवत्ता पर विनियम ( दूसरा संशोधन ) 2004 

( 2004 का क्रमांक 5 ) 

भाग I 

शीर्षक , विस्तार और प्रारम्भ 
लघु शीर्षक , विस्तार और प्रारम्भ 

1. ( i) इस विनियम का शीर्षक होगा " वी ओ आई पी ( VOIP ) आधारित , अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के निमित्त , सेवा - गुणवत्ता पर 
विनियम ( दूसरा संशोधन ), 2004 " 
(ii ) यह विनियम , सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा । 

भागा 
1. " वी ओ आई पी ( VOIP ) आधारित, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के निमित्त , सेवा गुणवत्ता पर विनियम, ( दूसरा संशोधन ) 2004 
( 2004 का क्रमांक 1) को " वी ओ आई पी ( VOIP ) आधारित, अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा के निमित्त, सेवा गुणवत्ता पर विनियम , ( दूसरा 
संशोधन ) 2004 ( 2004 का क्रमांक 3 ) " पढ़ा जाए । 


आदेशानुसार , 
एस . एन. गुप्ता, सलाहकार ( कन्वर्जड नेटवर्क ) 

[ विज्ञापन III /IV/142 /2003 / असा. ] 


721 G / 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III — Sec . 4 ] 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 

NOTIFICATION 

· New Delhi, the 24th February, 2004 
F. No. 402 - 30 /2001 - FN (PT.). -- In exercise of the powers conferred upon it under clause (v ) of Sub -section (1 ) ) of 
Soction 11 of Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended by , TRAI (Amendment) Act, 2000 , in regard to 
laying down the standards of quality of service to be provided by the service providers, the Telecom Regulatory Authority 
of India hereby makes the following Regulation : 

• REGULATION ON QUALITY OF SERVICE 

FOR 
VOIP BASED INTERNATIONAL LONG DISTANCE SERVICE ( SECOND AMENDMENT), 2004 

(5 OF 2004 ) 

Section I 

Title, Extent and Commencement 
Short title , extent and commencement 
1. (1) The title of this regulation shall be called " Regulation on Quality of Service for VOIP based International 

Long Distance Service (Second Amendment), 2004 " 
(i ) This regulation shall come into effect from the date of its notification in the Official Gazette . 

Section II 
1. The Regulation on Quality of Serivice for VOIP Based International Long Distance Service ( Second Amendment), 
2004 (1 of 2004 )may be read as “ Regulation on Quality of Service for VOIP Based International Long Distance Service 
(Second Amendment), 2004 (3 of 2004)” . 

2 . In line 4 of para 2 oftheExplanatory Memorandum to the aforesaid regulation , the word “ Effected ” may be read as 
" Affected " . 


ܪܠܦܕܢ 


By Order, 
S . N . GUPTA , Advisor (Converged Networks) 

[ADVT. II/IV /142/2003/Exty.] 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


